निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पर आधाद 1933 ROO 


2 आषाढ़ 1932 ( शO ) 
पटना , बुधवार , 23 जून 2010 


( सं० पटना 421 ) 


अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय 
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर 


आदेश 

21 मार्च 2010 
सं0 225 - जल संसाधन विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124 / सी0 , दिनांक 04 फरवरी 2002 पत्रांक 
1337, दिनांक 21 मार्च 2007 एवं 1117 , दिनांक 07 मई 2005 के आलोक में जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष 
अनुकम्पा समिति , मुंगेर का ज्ञापांक 91, दिनांक 28 जनवरी 2010 द्वारा स्व० सुनील कुमार लेखा लिपिक ग्रामीण 
कार्य विभाग , कार्य प्रमण्डल - 2 मुंगेर के आश्रित पुत्र श्री प्रेम प्रकाश को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग तीन के पद पर 
नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में श्री प्रकाश को पत्राचार लिपिक के पद पर उनके वेतनमान् रुपये 
3050 - 4590 में एवं समय - सयम पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है । श्री प्रकाश को 
आदेश दिया जाता है कि वे कार्य अभि० ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुंगेर में रिक्त पद के विरूद्ध पत्र 
निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देंगे अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी । 

2. स्व० सुनील कुमार के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री प्रकाश पर होंगी । 

उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा , जिसके 
विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टि 
होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश 
सरकार दे सकती है । 

इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संबंधित वरीयता के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी । 
4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र हर हालत में 

देना होगा । 
5 . अगर श्री प्रकाश की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया 

जाएगा । 
नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र वास्तविक जन्म तिथि से 
संबंधित प्रमाण - पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ - पत्रों को मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात 

योगदान स्वीकार किया जायेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे । 
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 23 जून 2010 
8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का 

धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया 

जाएगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जाएगी । 
9. उन्हें सरकार / विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके 

लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
10. उन्हें छ: माह के अन्दर टंकण / कम्प्युटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 
11. शादी - व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देने के संबंध में घोषणा में पत्र प्रस्तुत 

करना होगा । 
12. उप - सचिव वित्त विभाग के पत्र सं0 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 

2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं होगी । 


आदेश से , 

सुरेन्द्र झा , 
अधीक्षण अभियंता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 421-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


